रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 25 , 2019 / श्रावण 3 , 1941 
NEW DELHI , THURSDAY, JULY 25, 2019 /SHRAVANA 3, 1941 


सं . 2400 ] 
No. 2400 ] 


प्रचार 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019 
का . आ . 2631 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3777 तारीख 31 .07. 2018 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में NH361 New के कि . मी . 320 .58 से 
कि . मी . 400.575 ( महागाव- यवतमाल ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने | चार लेन का बनाने , आदि), 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 
और उक्त 

का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 02. 10. 2018 " को 
" नवभारत " और " देशोन्नती " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 
है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


3787 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(ii) ] 


कृषि 


0 . 09 


कृषि 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में NH361 New के कि . मी . 320 .58 से कि . मी . 400. 575 (महागाव -यवतमाल ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

जिले का नाम: यवतमाल 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

| ( हेक्टेयर में ) 
1 

2 
तालुक का नाम : आर्णी 
गांव का नाम : जवला 
220 निजी कृषि 0 . 15 

प्रकाश पांडुरंग सरोदे, राजेश पांडुरंग सरोदे, 
दिनेश पांडुरंग सरोदे 

( २२० ) 
गांव का नाम : लोणबेहल 
| 100 निजी 

शालिकराम गयादीन शुक्ला , राधेशाम 
गयादीन शुक्ला , मिरा शितलप्रसाद ओझा 

( 100 / ५ ) 
निजी 

संजय राधेशाम शुक्ला 

( 100/ ६ ) 
निजी 

0. 11 

पुष्पाबाई राधेशाम शुक्ला 

( 100 / ७ ) 
निजी 

0.16 प्रिया वल्द राधेशाम शुक्ला , जयश्री वल्द 

राधेशाम शुक्ला 

( 100/ ८ ) 
निजी 

0 . 035 

करण अकबाल बघेल 

( २९ / २ ) 
गांव का नाम : शेलु 
निजी 

0 .0442 शाम सूर्यभान घाटे 

( १४ ) 
8 | 154 
154 निजी कृषि 

बाबाराव दमडाजी बुटले , अनुसया हनुमंत 
चांदेकर 

(१५४ ) 
155 निजी 

| 0. 2347 

रविंद्र परशराम वंडे 

( १५५ ) 
गांव का नाम : सुकली 
| 28 निजी गैरकृषी 
0 . 03 

अनिसबेग हाफिजबेग मिा , शबनम बेगम 
अनिसबेग मिा , 

( २८ / २ / १ ) 
निजी 

0 . 16 

जयवंत प्रताप राठोड 
( ४३ ) 


कृषि 


कृषि 


14 


कृषि 


कृषि 


11 


43 


कृषि 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


| 444 


निजी 


कृषी 


0 .01 


13 


465 


निजी 


कृषि 


0 . 2649 


4469 


निजी 


कृषि 


| 0. 25 


15 


485 


निजी 


कृषि 


0.145 


शकुंतलाबाई ज नामदेव कापसे 
( ४४४ ) 
प्रशांत मधुकर देशमुख , सकुबाई बाबुलाल 
राठोड , गोपाल बाबुलाल राठोड 
( ४६५ ) 
विष्णू उत्तम जाधव 
( 469/ ३ ) 
रमाकांत दत्तात्रय कोल्हे 
(४८५ ) 
महादेव दत्तात्रय ढोले , आनंदराव दत्तात्रय 
ढोले , महानंदा दत्ता गावंडे, प्रभाताई श्रीराम 
ठाकरे ,कालिंदा कैलास ठाकरे, प्रमोद दत्तात्रय 
ढोले ,नामदेव दत्तराय ढोले 
(५२ ) 
हरिनारायण बेणीमाधव जाधव 
( ७० / ३ ) 


46 


निजी 


कृषि 


0. 23 


1770 


| निजी 


कृषि 


0 . 1007 


गांव का नाम : तरोदा 

निजी 


| 76 


कृषि 


0. 005 


विठ्ठल तुकाराम महल्ले 


19 


76 


निजी 


कृषि 


0. 15 


गजानन रघुनाथ फुलकर 
( 76/ २ ) 
चंद्रभागा नामदेवराव जवके 
( ७६/ २ ) 


निजी 


कृषि 


0. 01 


तालुक का नाम : यवतमाल 
गांव का नाम : भाम्ब ( राजा ) 

निजी 


21 


कृषि 


0 . 47 


निजी 


कृषि 


0. 44 


निजी 


कृषि 


0 .04 


वेणु ज विठ्ठल राऊत 
( २१ / १ ) 
सुरज श्रावण मनवर , कलाबाई श्रावण मनवर 
( २१ / ३ प ) 
कलाबाई श्रावण मनवर 
( २१ / ४ प ) 
प्रतिक प्रदीपराव मिटकरी व इतर ३, प्रतिक 
प्रदीपराव मिटकरी , स्वादिप प्रदीपराव 
मिटकरी , संध्या प्रदीपराव मिटकरी व इतर २ 
( २१/ ४प , २१/ ५/ अ , २१/ ५ / ब , २१/ ५ / क प ) 


निजी 


कृषि 


0 . 88 


गांव का नाम : खरोला 

निजी 


20 


कृषि 


0 . 28 


अब्दुलअली प्यारअली हिराणी 
| ( 20/ २ ) 


गांव का नाम : मंगरूल 
42 

निजी 


कृषि 


0. 23 


ज्ञानेश्वर दादाराव गावंडे 
(४२ / १ ) 
ज्ञानेश्वर दादाराव गावंडे 
( ४२ / १ ) 


42 


निजी 


कृषि 


0 . 39 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


गांव का नाम : महासोला 
97 

निजी 


कृषि 


कुल 


0 .04 

सुशीला देविदास गायकवाड , अनिल देविदास 
गायकवाड 

(860 / ? ) 
5 . 1495 
[ . . NHAI/ PIU/ Yavatmal/ LA/ NH -361/2017/3A4/3D4 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th July, 2019 
S . O . 2631( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S .O 3777 dated 31.07 .2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section 
( ii) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as 
the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the 
said notification for building (widening /four - laning, etc .), maintenance ,management and operation of NH361 New on the 
stretch of land from Km . 320 .58 to Km . 400.575 (Mahagaon - Yavatmal) in the district of YAVATMAL in the State of 
MAHARASHTRA . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Navbharat” and “ Deshonnati ” both 
dated 02. 10 .2018 ; under sub -section (3) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objections has been received to Comptent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH361 New in the 
stretch of land from NH361 New (Mahagaon - Yavatmal) in the district of YAVATMAL in the State of 
MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 

District: YAVATMAL 
Sr. Survey 

Type of Land Nature of Land 
No. Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner/ Interested Person 

Part Survey No. 


Taluk : Arni 
Viilage : Jawala 
220 

Private 


| Agricultural 


0 . 15 


Prakash Pandurang Sarode , Rajesh 
Pandurang Sarode, Dinesh Pandurang 
Sarode 
220 


Viilage : Lonbehal 

Private 


100 


| Agricultural 


0 .09 


Shalikram Gayadin Shukla , 
Radhesham Gayadin Shukla , Mira 
Shitalprasad Oza 
100 /5 


[ 461 II - 005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


100 


Private 


Agricultural 


Sanjay Radhesham Shukla 
100 /6 


Private 


Agricultural 


| 0 .11 


5 


100 


Private 


Agricultural 


10.16 


Pushpabai Radhesham Shukla 
100 / 7 
Priya Wald Radhesham Shukla , 
Jayshri Wald Radhesham Shukla 
100 /8 
Karan Akbal Baghel 
29 / 2 


Private 


Agricultural 


0 .035 


Viilage : Shelu 
| 14 

Private 


Agricultural 


0 .0442 


8 


154 


Private 


Agricultural 


0 . 1 


Sham Suryabhan Ghate 
14 
Babarao Damdaji Butale , Anusaya 
Hanumant Chandekar 
154 
Ravindra Parashram Wande 
155 


9 


155 


Private 


Agricultural 


0 . 2347 


10 


Viilage : Sukali 
28 

Private 


Nonagricultural | 0 .03 


43 


Private 


Agricultural 


0 . 16 


Private 


Agriculture 


0 .01 


Private 


Agricultural 


0 . 2649 


Private 


Agricultural 


0 .25 


Anisbeg Hafijbeg Mirza , Shabnam 
Begam Anisbeg Mirza 
28 / 2 / 1 
Jaywant Pratap Rathod 
43 
Shakuntalabai J. Namdev Kapase 
444 
PrashantMadhukar Deshmukh , 
Sakubai Babulal Rathod ,Gopal 
Babulal Rathod 
465 
Vishnu Uttam Jadhav 
469/ 3 
Ramakant Dattatray Kolhe 
485 
Mahadev Datttray Dhole , Anandrao 
Dattatray Dhole, Mahananda Datta 
Gawande, Prabhati Shriram Thakare , 
Kalinda Kailas Thakare , Pramod 
Dattatray Dhole, Namdev Dattatray 
Dhole 
52 
Harinarayan Benimadhav Yadav 
70 / 3 


Private 


Agricultural 


0 . 145 


Private 


Agricultural 


0 .23 


17 


70 


Private 


Agricultural 


0 .1007 


Viilage: Taroda 

Private 


Agricultural 


0 .005 


1976 


Private 


Agricultural 


0 . 15 


Vitthal Tukaram Mahalle 
76 
Gajanan Raghunath Fulkar 
76 / 2 
Chandrabhaga Namdevrao Jawake 
76 / 2 


Private 


Agricultural 


0 .01 


Taluk : Yavatmal 
Viilage : Bhamb (Raja ) 
21 

Private 


Agricultural 


0 .47 


Private 


Agricultural 


0 . 44 


Venu J. Vitthal Raut 
21 / 1 
Suraj Shrawan Manwar,Kalabai 
Shrawan Manwar 
21 / 3P 
Kalabai Shrawan Manwar 
21 / 4P 
Pratik Pradiprao Mitkari & Other 
Three , Pratik Pradiprao 


3 


21 


Private 


Agricultural 


0 .04 


4 


21 


Private 


Agricultural 


| 0 .88 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


Mitkari, Swadip Pradiprao 
Mitkari, Sandhya Pradiprao Mitkari & 
Other Two 
21/4P ,21/5 /A , 21/5/B , 21/5 /KP 


| Viilage : Kharola 
20 

Private 


Agricultural 


| 0 .28 


| Abdul Ali Pyar Ali Hirani 
20 / 2 


Viilage : Mangrul 
42 

Private 


Agricultural 


| 0 . 23 


Dnyaneshwar Dadarao Gawande 
42 / 1 
Dnyaneshwar Dadarao Gawande 
42 / 1 


Private 


Agricultural 


0 . 39 


Viilage :Mhasola 
| 97 

Private 


Agricultural | 0 .04 

Sushila Devidas Gayakwad , Anil 
Devidas Gayakwad 

97 / 1 
TOTAL 

5 . 1495 
[ F. No. NHAI/ PIU / Yavatmal / LA /NH- 361/2017/3A4/3D4 ] 

RAJESH GUPTA , D .Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. MANOJ Digitally signed by 

MANOJKUMAR 
KUMAR 

Date : 2019.07.26 
VERMA 
22: 32:25 + 05 30 


VERMA 


